PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ . , APR. 22, 2008 ( VYSK. 2 , 1930 SAKA) 


449 


गृह विभाग 


दिनांक 7 अप्रैल , 2008 


संख्या 3976/ पी0-4 . - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् पुलिस थाना शहजादपुर , तहसील नारायणगढ़ , जिला अम्बाला के भवन के निर्माण के लिए अपेक्षित है, 
जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन , हरियाणा सरकार , गृह विभाग , 
अधिसूचना संख्या 8222/ पी०-4, दिनांक 27 जून , 2007 को प्रकाशित की गई है । इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों 
में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, अम्बाला, के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टि 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र/ 


भूमि का विवरण 
खतूनी संख्या 


गांव का 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


राजस्व क्षेत्र 


खेवट/ 
जमाबंदी 
संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


अम्बाला 


नारायणगढ़ 


1 मिन 


3 मिन 


29/4/2 


6 


5 


शहजादपुर 
माजरा 20 


5 


8 


0 


6/1 


6 


14 


7/1 


0 


12 


15/1 


0 


19 


... . 


30/9/3 


1 


6 


10 


8 


0 


11/2/1 


4 


14 


-- 


कुल क्षेत्रफल 


36 कनाल 10 मरला 


फिरोजा महरोत्रा, 


वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


HOME DEPARTMENT 


The 7th April , 2008 


No. 3976 /P -4. - Whereas, the Governor ofHaryana is satisfied that the land described in the specifications below 
is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for the construction of building of Police 
Station Shahzadpur, Tahsil Naraingarh , District Ambala , for which Haryana Government, Home Deparument , Notification 
No. 8222 /P -4 , dated the 27th June, 2007 , under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Act 1 of 1894 ), has been 
published , it is hereby declared that the land described in the specifications below is needed for the above purpose. 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act , 1894 ( Act 1 of 1894), for 
the information of all to whom it may concern . 


450 


HARYANA GOVT. GAZ., APR . 22 , 2008 (VYSK . 2 , 1930 SAKA ) 


. [ PARTI 


The plans of the land may be inspected in the office of Sub - Divisional Officer ( Civil )-cum - Land Acquisition 
Collector, Ambala . 

Specification 


District 


Tehsil 


Locality 

Description of Land 
Revenue Khewat Khatuni Khasra 
Area Village Jamabandi No. No.. 


Area 
Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Ambala 


Naraingarh 


3 min 


Shahzadpur. I min 
Majra 60 


29/4/2 

6 5 
5 

8 0 
6/1 

6 14 
7/1 

0 12. 
15/1 

0 19 
30/9/3 

6 
10 

8 0 
11/2/1 

4 14 
Total Area 36 Kanal 10 Marla 


1 


1 


FIROZA MEHROTRA , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Home Department. 


गृह विभाग 


दिनांक 7 अप्रैल, 2008 
संख्या 3983/ पी0-4. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी 
खर्च पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् तहसील नरवाना, जिला जीन्द में पुलिस थाना सदर , नरवाना के भवन के निर्माण हेतु अपेक्षित है, जिसके 
लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1), की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना 
संख्या 8194/ पी0-4, दिनांक 27 जून , 2007 को प्रकाशित की गई है, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि 
उपरोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध है । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण, भूमि अर्जन कलक्टर एवं जिला राजस्व अधिकारी (नागरिक), जीन्द के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टि 


-- 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा संख्या 


क्षेत्र 


कनाल मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


जीन्द 


नरवाना 


ढाकल 


176/1 


8 


0 


7 


12 


1.76/ 2 
176/9 
176/10 


7 


12 


8 


0 


177/5 . 
::.. 1.77/ 6 


.. , 4 :.. 12 
9 

14 
कुल क्षेत्रफल : 45 कनाल 10 मरला 


फिरोज़ा महरोत्रा, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 

गृह विभाग । 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ . , APR . 22 , 2008 (VYSK . 2 , 1930 SAKA ) 


451 


HOME DEPARTMENT 


The 7th April , 2008 


No. 3983/ P-4. - Whereas,the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the specifications below 
is needed by the Government,at public expense , for a public purpose,namely , for the construction of building of Police 
Station Sadar Narwana, TahsilNarwana, District Jind , for which Haryana Government,Home Department, Notification 
No. 8194/ P- 4, dated the 27th June, 2007, under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894), has been 
published , it is hereby declared that the land described in the specifications below is needed for the above purpose . 


This declaration ismade under the provisions ofSection 6 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894), for 
the information of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector- cum - District Revenue 
Officer, Jind . 


. 


Specification 


-- 


District 


Tehsil 


Village 


Khasra No. 


Area 
Kanal Marla 


-- 


2 


3 


4 


5 


Jind 


Narwana, 


Dhakal 


176/1 


8 


0 


176/2 


7 


12 


176/9 


7 


12 


176/10 


8 


0 


177/5 


4 


12 


177/6 


9 


14 


Total Area : 45 Kanal 10 Marla 


FIROZA MEHROTRA , 
Financial Coromissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana, Home Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 8 अप्रैल, 2008 


संख्या 817 -कृ ० अनु ०(3)-2008/ 10033. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि, मण्डी समिति , 
रानियां द्वारा अपने खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् गांव खारिया, तहसील रानियां, जिला सिरसा में गांव बुखारा खेड़ा से नई अनाज मण्डी 
खारिया तक सड़क के निर्माण के लिए अपेक्षित है, जिसके लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1), की धारा के अधीन 
हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, अधिसूचना संख्या 2196 - कृ ० अनु ०(3)-2007/19835 , दिनांक 29 नवम्बर, 2007, को प्रकाशित की गई है , 
इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


- 


यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) , की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 


452 


HARYANA GOVT. GAZ. , APR. 22, 2008 ( VYSK. 2 , 1930 SAKA) 


[ PARTI 


, 


के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलक्टर, सिरसा के कार्यालय में किया जा सकता है । ... 


विशिष्टि 


-- 


जिला 


तहसील 


खसरा संख्या 


नेत्र 


गांव तथा हदबस्त 

संख्या 


कनाल 


मरला 


1 


2 


3 


4 


5 


सिरसा 


रानियां 


खारियां 216 


247 


13/ 1मिन 


0 


कुल 

क्षेत्र : कनाल 10 मरला 


राज कुमार , 


वित्तायुक्त एवं Eान सचिव, हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 8th April, 2008 


No. 817-Agri. Sec. (3) -2008/10033 .-- Whereas, the Governor of Haryana is satisfied that the land described 
below is needed by the Market Committee, Rania , at its experise, for a public purpose, na rely , for the construction of 
road from Village Bhukhara Khera to New Grain Market Kharia , for which Haryana Govern ent,Agriculture Department, 
Notification No. 2196 - Agri. Sec . (3 )-2007/19835 , dated the 29th November , 2007 , under Section 4 of the Land 
Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894),has been published , it is hereby declared thatthe land discribed in the specifications 
below is needed for the above purpose . 


This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition 4. t, 1894 (Act 1 of 1894 ), for 
the information of all to whom it may concern . 


Plans of the land may be inspected in the office of the Distict Revenue Officer-cum -1.a nd Acquisition Collector, 


Sirsa. 


Specification 


District 


Tehsil 


Khasra Number 


Aria 


Village and 
Hadbast Number 


Kanal 


Maula 


1 


2 


3 


4 


Sirsa 


Rania 


Kharia 216 


247 


13/ 1min 


10 


Total Area : 0 Kanal 10 Mark ! 


RAJ KUMAR, 
Financial Commissioner and Principal Secre: ary to 
Government Haryana, Agriculture Departme. 07.. 


